निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 553) 


18 वैशाख 1937 ( श ) 
पटना , शुक्रवार, 8 मई 2015 


गृह (विशेष) विभाग 


शुद्धि पत्र 

6 मई 2015 
एस0ओ0 69, दिनांक 8 मई 2015 — विभागीय अधिसूचना सं0 - 4393, दिनांक 17.04. 2015 द्वारा वामपंथी उग्रवाद के प्रभावी 
नियंत्रण / सामना के लिए प्रवर्तित राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना ( National Policy And Action Plan) का राज्य स्तर पर 
समेकन एवं समन्वय के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया गया था । जिसमें क्रम सं0 - ( X ) में आंशिक 
संशोधन निम्न प्रकार से किया जाता है । 

" प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग " के स्थान पर "प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग " पढ़ा जाए । 
2. शेष यथावत् रहेगी । 
3. इस हद तक इसे संशोधित समझा जाए । 

( सं0 ए0 / विविध(53) - 07 / 2014 - 4851 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( हरू ) अस्पष्ट, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 553 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


